निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 श्रावण 1942 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 5 अगस्त 2020 


( सं 0 पटना 458 ) 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


1 . 


2 . 


अधिसूचना 

6 जुलाई 2020 
सं ० - नि ० को०-1/ 2018-851/ वि ० स ०। — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1661, दिनांक -10.09.2010 द्वारा 
प्रवृत्त बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्ते ( रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना ) नियमावली ( संकल्प) , 2010 की 
कडिका -4 के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के मामले में विचारण एवं अनुशंसा हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग 
समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया जाता है : 
सचिव , बिहार विधान सभा 

सभापति 
श्री रमेश प्रसाद रंजन , अपर सचिव , अनुसूचित जाति एवं कल्याण विभाग , बिहार, पटना सदस्य 

( सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार सरकार के प्रतिनिधि ) 
3 . मो ० इम्तियाज अहमद करीमी उप सचिव - सह - आन्तरिक वित्तिय सलाहकार , मंत्रीमंडल सदस्य 

सचिवालय विभाग , बिहार पटना ( वित्त विभाग , बिहार सरकार के प्रतिनिधि ) 
उप सचिव ( स्थापना ) , बिहार विधान सभा सचिवालय 

सदस्य सचिव 
एतव् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

दीनानाथ प्रसाद 
अवर सचिव । 


4 . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 458-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0। 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


